रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L - 33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 . 
PART I - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


: 


सं . 156 ] 
No. 156 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 15 , 2011 / आषाढ़ 24 , 1933 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15 , 2011 /ASADHA 24 , 1933 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

17 - 6 - 2011 की सार्वजनिक सूचना सं . 55 ( आर 
( वाणिज्य विभाग ) 

ई -2010 )/ 2009 - 2014 के माध्यम से कपास के निर्यात के 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

लिए दस्तावेज सौंपने , संवीक्षा और पंजीकरण प्रमाण - पत्र जारी 

करने की तिथि 15 - 7 - 2011 अधिसूचित की गई थी । बांग्लादेश 
. सार्वजनिक सूचना 

में हड़ताल/ शुट्टियों और मुम्बई में कार्य में रुकावट को ध्यान 
नई दिल्ली, 15 जुलाई , 2011 

में रखते हुए विस्तार के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं । इसलिए, 
सं . 65 ( आर . ई.-2010 )/2009 - 2014 

अंतिम तिथि को एक सप्ताह अर्थात् 22 - 7 - 2011 तक बढ़ा 

दिया गया है । 17- 6 - 2011 की सार्वजनिक सूचना सं. 55 
विषय : कपास [ आई टी सी ( एचएस ) कोड 5201 अथवा 

( आर ई- 2010 )/ 2009 - 2014 में अन्य कोई परिवर्तन नहीं है । 
5203 ] के निर्यात के लिए दस्तावेज सौंपने , संवीक्षा 
और पंजीकरण प्रमाण - पत्र जारी करने के लिए 

निर्यात के लिए अतिम तिथि 15- 9 - 2011 रहेगी । 
अवधि में विस्तार । 

अनुप के. पूजारी , महानिदेशक, विदेश व्यापार 
फा . सं. 01 / 91 / 180 / 1194 / एएम 10 /निर्यात MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
प्रकोष्ठ. - समय - समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति , 

(Department of Commerce ) 
2009 - 2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

क्तयों का प्रयोग करते हुए ( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 
महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा दिनांक 17-6-2011 की सार्वजनिक 

PUBLIC NOTICE 
सूचना सं . 55 ( आर ई- 2010 )/ 2009 - 2014 के अनुलग्नक - III .. 

New Delhi , the 15th July , 2011 
( घटनाक्रम ) की अंतिम तिथि ( क्र. सं. 5 ) में संशोधन करते हैं । 

No. 65 ( RE- 2010 )/ 2009 - 2014 . 
2. अनुलग्नक -III ( घटनाक्रम ) की क्र . सं. 5 में 17 -6 -2011 
की सार्वजनिक सूचना सं. 55 ( आर ई- 2010 ) / 2009 - 2014 , 

Subject : Extension of period for document submission , 
15- 7 - 2011 को 15 : 00 बजे दस्तावेज सौंपने , संवीक्षा और पंजीकरण 

scrutiny and issue of registration certificate 

for export of cotton ( ITC (HS) Code 5201 or 
प्रमाण - पत्र जारी करने के संबंध में अतिम तिथि को निर्धारित करती 

5203]. 
है । यह अंतिम तिथि 22 जुलाई , 2011, शुक्रवार को 15 : 00 बजे तक 
बढ़ाई जाती है । 

___ E. No . 01/91/ 180 / 1194/ AM 10/ Export Cell. In 
3. 17 - 6 - 2011 की सार्वजनिक सूचना सं. 55 ( आर 

exercise of the powers conferred under Paragraph 2 .4 of 

. the Foreign Trade Policy, 2009 - 2014, as amended from 
ई- 2010 )/2009- 2014 में अन्य कोई परिवर्तन नहीं है । 

time to time, the Director General of Foreign Trade 
4. इस अधिसूचना का प्रभाव : 

hereby amends the close date (Sl. No . 5) in Annexure- III 
2661 GI/ 2011 

(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I -- Sec .1] 


(Calendar of Events) of Public Notice No . 55 
(RE -2010 )/2009 – 2014 of 17 -6 -2011. 

2 Public Notice No. 55 (RE - 2010 )/2009 - 2014 of 
17-6 - 2011 , in serial number 5 of Annexure- III (Calendar 
of Events ), stipulates close date regarding document 
submission , scrutiny and issue of registration certificate 
as 15 : 00 hrs on 15 - 7 - 2011. This closc date is extended 
till 15 : 00 hrs, Friday, 22nd July , 2011. 

3. There is no other change in Public Notice 
No. 55 (RE -2010 / 2009- 2014 of 17 -6 - 2011. 


4. Effect of this Public Notice : 

Through Public Notice No. 55 (RE- 2010 )/ 
2009 - 2014 of 17 - 6 - 2011 , close date for 
document submission , scrutiny and issue of 
registration certificate for export of cotton was 
notified as 15 - 7 - 2011 . Requests have been 
received for extension in view of strikel 
holidays in Bangladesh and disruption of work 
in Mumbai. Hence, close date is extended by 
one weck up to 22 - 7 - 2011. There is no other 
change in Public Notice No . 55 (RE -2010 )/ 
2009 - 2014 of 17 -6 -2011. The last date of export 
remains 15 - 9- 2011 . 
ANUP K . PUJARI, Director General 

of Foreign Trade 


Printed by the Manager , Government of India Press . Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


